पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2017 ई0 ( बैशाख 09, 1939 शक सम्वत्) [ संख्या -17 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


... 


463-466 


1500 


117-123 


1500. 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
-भाग - 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


19-22 


975 


975 


- 


975 


975 


... 


... 


-975. 


975 


1425 


463 - क 


464 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल , 2017 ई० ( बैशाख 09 , 1939 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

07 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 567 / XL - 1/ 14-104/14 टी 0 सी0-II- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत -राजकीय-.. 
पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता CE/ CSE/ PGDCA के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति 
के फलस्वरूप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 1170 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / मैकेनिकल एवं CE/CSE/PGDCA/2016-17 
दिनांक 27-01-2017 के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम -3 में निर्दिष्ट 
राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर 
रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


अभ्यर्थी का नाम 


तैनाती स्थल 


1 


2 


3 


1 . 


सुश्री निर्मला पाण्डे 


2 . 


श्री शेखर प्रकाश पटवा 


3 . 


श्री रजत कुमार 


4 . 


सुश्री गीता 


5 . 


कु ० - रचना- राणा 


6 . 


रा 0 पा 0 देहरादून 
रा ० पा ० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल 
रा 0 पा 0 कालाढूंगी, नैनीताल 
रा ० पा 0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल 
रा ० पा ० कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल 
रा ० पा 0 कालाढूंगी, नैनीताल 
रा ० म ० पा ० अल्मोड़ा 
रा ० पा ० कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल 
रा 0 पा 0 श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल 
रा ० पा 0 काशीपुर, ऊधमसिंह नगर 
राम0 पा 0 अल्मोड़ा 


7 . 


श्री प्रवीन शाह 
सुश्री दीपा माहरा 
सुश्री प्रेरणा पुरी 
सुश्री नीलिमा गुप्ता 
श्री आदेश कुमार 
श्री गौरव पाण्डेय 


8 . 


9 . 


10 . 


12. 


श्री ध्यान सिंह रावत 


रा 0 पा 0 टनकपुर, चम्पावत 
रा ० पा ० जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल 


13. 


श्री रविन्द्र कुमार जुवाठा 

सैनी 


14. 


श्री राजू 


रा ० पा ० जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल 


15 


श्री पंकज कुमार 


रा 0 पा 0 द्वारहाट अल्मोड़ा. 
रा ० पा 0 कोटाबाग, नैनीताल 


16. 


श्री राजेश कोहली 


17. 


18 . 


श्री राज कुमार आर्य 
सुश्री शिवाली 
सुश्री प्रियंका 


रा ० पा ० टनकपुर, चम्पावत 
रा ० पा 0 द्वारहाट , अल्मोड़ा 
रा ० पा 0 मल्ला सालम , अल्मोड़ा 


19. 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 09, 1939 शक सम्वत् ) 


465 


। 


2 - उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं " उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा 
राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली , 2009 " के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर 
होगी , जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
( 2.1 ) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी 

सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है , तो सम्बन्धित 

अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2 ) सम्बन्धित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक 

माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित 

किया जाना होगा । 

3 - तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत 
करने अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी : 
( 3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 
( 3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र । 
(3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ पत्र । 
( 3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने का प्रमाण - पत्र । 
(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों , किन्तु उनके सम्बन्धित न हों , के द्वारा जारी 

प्रमाण - पत्र । 
(3.7 ) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से सम्बन्धित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8 ) लिखित रूप से एक " Under Taking " कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो नियुक्ति निरस्त 

समझी जाय । 
(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जांच, सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया , तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 
निरस्त समझी जायेगी । 

4 - अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह 
उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट 
तालिका के कॉलम -3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा 
कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने 
की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


अपर मुख्य सचिव । 


466 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 09, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


पशुपालन अनुभाग -1 

अधिसूचना 

31 मार्च, 2017 ई ० 
संख्या 326 / XV-1/17/ 7 ( 25 )07 - श्री राज्यपाल महोदय, पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों के 
नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 ( केन्द्रीय अधिनियम सं 0 27 , वर्ष 2009) की धारा -6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करके ग्लैण्डर्स रोग - के -नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जनपद हरिद्वार के म्लैण्डर्स से गग्रस्त -प्रभावित क्षेत्रों 
में अश्ववंशीय पशु मेले , घुडदौड़, अश्व प्रदर्शनियाँ , खेल एवं अश्ववंशीय पशुओं को एकत्रित करने वाली समस्त 
गतिविधियों को निरूद्ध किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । ग्लैण्डर्स रोग से पीड़ित अश्ववंशीय पशुओं 
को किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाया जायेगा । 


2. यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी होगी । 


आज्ञा से , 


आर0 मीनाक्षी सुन्दरम , 

सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

06 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 341 / X - 1-2017-14 (09) / 2014- श्री सत्येन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहायक वन संरक्षक , बागेश्वर वन 
प्रभाग, बागेश्वर जिनकी जन्म तिथि 01-07-1957 ( एक जुलाई उन्नीस सौ सत्तावन ) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु 
पूर्ण कर दिनांक 30-06-2017 के अपरान्ह् को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


आर0 के 0 तोमर 
संयुक्त सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर 0 ई 0) 17 हिन्दी गजट / 215 - भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की। 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2017 ई० (बैशाख 09, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

April 07, 2017 
No. 121/UHC /Admin.A /2017 --Sri Vivek Bharti Sharma, Chairman , Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand , 
Dehradun is repatriated and posted as Director, Uttarakhand Judicial & LegalAcademy, Bhowali, District Nainital, 
vice Sri Pradeep Pant. 

NOTIFICATION 

April 07, 2017 
No. 122/UHC /Admin.A /2017 -- Sri Pradeep Pant, Director,Uttarakhand Judicial & LagalAcademy, Bhowali, 
District Nainitalis transferred and posted as District & Sessions Judge, Chamoli, vice Ms. Kahkasha Khan . 

NOTIFICATION 

April 07, 2017 
No. 123/UHC /Admin.A /2017 --Sri Harish Kumar Goel, Principal Judge , Family Court , Dehradun is 
repatriated and posted as District & Sessions Judge , Rudraprayag, vice Sri Ashish Naithani. 
Note : Recommendations have been sent to the State Government for the posting of following officers on 

deputation posts mentioned against theirnames : 
1. SriAshish Naithani- Chairman State Transport Appellate Tribunal, Uttarakhand ,Dehradun . 
2. Sri C.P. Bijalwan- Additional charge of Chairman , Commercial Tax Tribunal, Uttarakhand, Dehradun , 

-in -addition -to -his -present-duties. 
3. Ms. Kahkasha Khan -Presiding Officer, Food Safety Appellate TribunalDehradun, alongwith additional 

charge of Secretary, Lokayukta Dehradun , in addition to her duties . 
4. SriMalik Mazhar Sultan-Principal Judge, Family Court,Dehradun . 


117 - ख 


118 


BTRGUE TC, 29 30 , 2017 so de 09 , 1939 99 W90 ) 


[ATT 1-0 


This orderwill come into force, w.e.f. 01.05.2017 . 


Note- Ms. Kahkasha Khan , who is being transferred on her request will notbe allowed the transfer 

travelling allowance . 


NOTIFICATION 


April 07 , 2017 
No. 124 /UHC /Admin.A / 2017 -- In continuation to earlier Notification No. 7170HC / Admin.A / 2017" 
dated 16.03.2017 , Sri Sudhir Tomar, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee , District Hardwar,who was transferred 
as Chief JudicialMagistrate , Rudraprayag , is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), 
Rudraprayag , in addition to his duties. 

NOTIFICATION 


April 07, 2017 
No. 125 /UHC /Admin.A / 2017 -- In supersession of this Court s Notification No. 75 /UHC / Admin.A / 2017 
dated 16.03.2017 , Sri Ramesh Singh , Civil Judge (Sr. Div .)/ Secretary, District Legal Services Authority , 
Hardwar is repatriated and posted as 1st AdditionalChief JudicialMagistrate , Dehradun , in the vacant Court. 

This order will comeinto force w.e.f. 15.04.2017 . 
Note : Sri Ramesh Singh , who is being transferred on his request will not be allowed the transfer 
travelling allowance . 

By Order of the Court, 

Sd / 
NARENDRA DUTT , 

RegistrarGeneral. 
NOTIFICATION 


April 11, 2017 
No. 126 /UHC /XIV / 55 /Admin.A /2003 -- SriNitin Sharma, 1 stAdditional District & Sessions Judge , 
Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 24.03.2017 to 04.04.2017 . 


NOTIFICATION 


April 17 , 2017 
No. 127 /UHC /XIV /26 / Admin.A /2008 -- Sri Manindra Mohan Pandey, Civil Judge ( Sr. Div.)Laksar,District 
Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15.03.2017 to 25.03.2017 with permission to prefix 
11.03.2017 & 14.03.2017 as holidays . 

NOTIFICATION 


April 11, 2017 
No. 128 /UHC /XIV - a / 38 /Admin.A /2016 --Ms. Krishtika Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge , ( Jr. Div .) 
Roorkee, DistrictHardwar_(presently trainee at UJALA ) is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 
01.03.2017 to 17.03.2017 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 


Sd / 


Registrar ( Inspection ). 


119 


HL 1 


BTRGUS 6C, 29 34 21, 2017 $ 0 ( 21 09, 1939 99 99C ) 


NOTIFICATION 


April 11, 2017 
No. 129 /XIV -a /56 /Admin.A /2012 --Ms. Seema Dungarakoti, JudicialMagistrate -1, Rudrapur, District Udham 
Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 41 days w.e.f. 20.02.2017 to 01.04.2017 with permission to 
prefix 19.02.2017 as Sunday and Suffix 02.04.2017 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum 
No. 11 /XXVII (7 ) 34/2011, dated 30,05.2011 issued by Governmentof Uttarakhand . 


NOTIFICATION 

April 11, 2017 
No. 130 /XIV /79/Admin.A / 2003-- Smt. Neelam Ratra , Additional District & Sessions Judge/F.T.C . . 
(POCSO ), Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 41 days w.e.f. 20.02.2017 to 01.04.2017 
with permission to prefix 19.02.2017 as Sunday holiday and Suffix 02.04.2017 as Sunday holiday, in terms of 
Office Memorandum No. 11 /XXVII (7 ) 34/2011, dated 30,05.2011 issued by Government of Uttarakhand . 


By Order of Hon ble the Vacation Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 17 , 2017 
No. 131 /XIV /96 / Admin.A /2003-- Sri Nandan Singh , Chief JudicialMagistrate , Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 27.03.2017 to 07.04.2017 with permission to prefix 26.03.2017 as 
Sunday holiday and suffix 08.04.2017 and 09.04.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively. 


NOTIFICATION 

April 17 , 2017 
No. 132 /UHC /XIV / 19 / Admin : A /2008 -- Smt: Geeta Chauhan , Civil Judge, (Sr:-Div .) Ramnagar;-District 
Nainitalis hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 27.03.2017 to 05.04.2017 with permission to prefix 
26.03.2017 as Sunday holiday. 

By Order ofHon ble the Administrative Judge , 


Sd / 


Registrar (Inspection ). 


CHARGE CERTIFICATE 


(on transfer, taking over) 

April 17 , 2017 
No. 1832 / Admin .( A ) -UHC / 2017 --CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court of 
= Httarakhand Nainital-was- transferred-vide Notification No.-55/UHG | Admin : A 20 :1.7 dated - 1.6.03.20-1-20f 
High Court of Uttarakhand , Nainital, as herein denoted in the forenoon of 17.04.2017 . 
Countersigned 

MANOJ GARBYAL , 
NARENDRA DUTT , 

Relieving Officer. 
Registrar General, 
High Court of Uttarakhand , 

Nainital. 


120 


उत्तराखण्ड गजट, 29 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 09 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल 

आदेश 


28 मार्च, 2017 ई ० 


पत्र संख्या 1543 / सा ०प्रशा0 / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू 0 के 0 15टीए -0243 का चालान 13-01-2017 
को प्रबन्धक परिवहन कर अधिकारी, प्रथम ऋषिकेश ने वाहन में स्वीकृत 08 के सापेक्ष 13 सवारी बैठाने के अभियोग 
में किया गया, उक्त अनियमितता के लिए परिवहन कर अधिकारी, प्रथम ऋषिकेश ने वाहन चालक श्री बलवन्त सिंह 
पुत्र श्री एच0 बी 0 सिंह निवासी मौहल्ला गाडीघाट , तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय 
द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के 0 15199900016641 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । 
लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 
1249 / सा ० प्रशा० / लाइनोटिस / 2016-17 , दिनांक 03-02-2017 प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के 
अनुपालन में दिनांक 27-03-2013 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया 
गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई है । 

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंन्सिग 
अधिकारी के रूप में मैं रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू ० के ० 
15199900016641 को दिनांक 28-03-2017 से दिनांक 27-06-2017 तक ( तीन माह) की अवधि हेतु निलम्बित 
करता हूँ | 


- 


आदेश 


31 मार्च, 2017 ई ० 


पत्र संख्या -04 /-सा० प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू 0 के 0 12टीबी -0365 . ( ऑटोरिक्शा) का चालान 
16-03-2017 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन में चालक सहित 08 सवारी बैठाने तथा चालक कक्ष में दो 
अतिरिक्त सवारी बैठाने के अभियोग में किया गया, उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन 
चालक श्री विजयपाल पुत्र श्री रामपाल निवासी काशीरामपुर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस 
कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के 0 1519960008862 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की 
गई है । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 
1489 / सा ०प्रशा0 / लाइनोटिस / 2016-17 , दिनांक 17-03-2017, प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के 
अनुपालन में दिनांक 31-03-2013 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया 
गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंन्सिग 
अधिकारी के रूप में मैं - शक्त सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटवारमोटर वाहन अधिनियम- 1988 - की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के 0 
1519960008862 को दिनांक 31-03-2017 से दिनांक 30-06-2017 तक (तीन माह) की अवधि हेतु निलम्बित करता 


121 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल, 2017 ई० ( बैशाख 09, 1939 शक सम्वत्) 


आदेश 


05 अप्रैल, 2017 ई ० 


पत्र संख्या 42 / सा 0प्रशा0 / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू0 के 0 12 टीबी -1050 (मैक्सी कैब ) का चालान 
19-05-2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने शराब का सेवन कर वाहन का संचालन किये जाने के अभियोग में 
किया गया, जो कि जनसुरक्षा की दृष्टिगत अत्यन्त घोर लापरवाही है । उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, 
कोटद्वार ने वाहन चालक श्री राजदीप सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह निवासी ग्राम अमगाँव, तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी 
गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के 0 1520040023881 के विरूद्ध कार्यवाही किये 
जाने की संस्तुति की गई है । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र 
संख्या 136 / सा ० प्रशा0 / लाइनोटिस / 2016-17, दिनांक 26-05-2016 प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के 
अनुपालन में दिनांक 01-04-2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया 
गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंन्सिग 
अधिकारी के रूप में मैं रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू० के ० 
1520040023881 को दिनांक 05-04-2017 से दिनांक 04-07-2017 तक (तीन माह ) की अवधि हेतु निलम्बित करता 
हूँ । 


आदेश 


06 अप्रैल, 2017 ई ० 


पत्र संख्या 43 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या यू 0 के 0 15टीए -0051 का चालान 10-03-2017 
को थानाध्यक्ष, थाना लक्ष्मणझूला ने वाहन में स्वीकृत 09 के सापेक्ष 17 सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया, जो 
कि जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक कृत्य है । उक्त अनियमितता के लिये थानाध्यक्ष, थाना लक्ष्मणझूला, ने वाहन 
चालक श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी ग्राम थनूर, पो 0 भृगुखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस 
कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के 0 1520060008473 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की 
गई है । लाइसेन्स धारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 
1533 / सा ०प्रशा० / लाइ० नोटिस / 2016-17 , दिनांक 27-03-2017, प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के 
अनुपालन में दिनांक 06-04-2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया 
गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा + करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंन्सिग 
अधिकारी के रूप में मैं रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के 0 
1520060008473 को दिनांक 06-04-2017 से दिनांक 05-07-2017 तक ( तीन माह) की अवधि हेतु निलम्बित करता 


रावत सिंह, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


कोटद्वार गढ़वाल 


122 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल, 2017 ई० (बैशाख 09, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 


देहरादून 


कार्यालयादेश 

07 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 1637 / टी 0 आर0 / पंजी0 निरस्त / 2017 - वाहन संख्या- UA- 10-4545 मैक्सी कैब चैसिस 
संख्या- MAINV2ABA12L20425 इंजन सं 0 AB14L80540 के स्वामी श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री हाजी अली शेर , 127 बड़ा 
भारूवाला, क्लेमेनटाउन, देहरादून द्वारा वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन 
निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन दिनांक 28-12-2016 से समर्पण में थी , जिसका कर 31-03-2017 तक 
जमा हैं । वाहन स्वामी द्वारा वाहन के चैसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा करा दिया गया है । 

अतः वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में मैं अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 की उपधारा -2 के अन्तर्गत 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA-10-4545 मैक्सी कैब चैसिस संख्या NV2ABA12L20425 इंजन 
संख्या AB14L80540 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


ह 0 / - ( अस्पष्ट ) 
पंजीयन प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग , 

देहरादून । 


कार्यालय वन वर्धनिक , साल क्षेत्र उत्तराखण्ड , हल्द्वानी 


कार्यभार हस्तान्तरण प्रमाण - पत्र 


31 मार्च, 2017 ई ० 


, 


पत्रांक 719 / 1-13 ( 5 )-प्रमाणित किया जाता है कि वन पर्यावरण अनुभाग -1, संख्या 
320 / एक्स - 1-2017-14(07) / 2017 देहरादून दिनांक 15-03-2017 एवं प्रमुख वन संरक्षक , उत्तराखण्ड, देहरादून के 
पत्रांक -17021-10 ) दिनांक 30-03-2017 के अनुपालन वन वर्धनिक , साल क्षेत्र उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पद का 
कार्यभार आज दिनांक 31-03-2017 के अपरान्ह में श्री कुबेर सिंह बिष्ट , प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, 
नैनीताल को हस्तान्तरित किया गया । 


कार्यभार ग्राही अधिकारी 


कार्यभार मुक्त अधिकारी 


प्रमोद कुमार भट्ट, 


कुबेर सिंह बिष्ट , 

प्रभागीय वनाधिकारी 
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल । 


वन वर्धनिक 
साल क्षेत्र उत्तराखण्ड , हल्द्वानी । 


Lure 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 09 , 1939 शक सम्वत् ) 


123 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

31 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 720 / 1-13 (5 ) -प्रमाणित किया जाता है कि वन पर्यावरण अनुभाग -1 संख्या 
320 / एक्स - 1-2017-14(07 ) / 2017 देहरादून दिनांक 15-03-2017 एवं प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून के 
पत्रांक क -1 

-1702 / 1-13 (5) दिनांक 30-03-2017 अनुपालन वन वर्धनिक , साल क्षेत्र उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पद का 
कार्यभार - आज- दिनांक - 31-03-2017 के अपरान्ह में ग्रहण कर लिया है । 


कार्यभार मुक्त अधिकारी 


कार्यभार ग्राही अधिकारी 


प्रमोद कुमार भट्ट, 

वन वर्धनिक , 
साल क्षेत्र उत्तराखण्ड, हल्द्वानी । 


कुबेर सिंह बिष्ट, 
वन वर्धनिक साल क्षेत्र, हल्द्वानी / 

प्रभागीय वनाधिकारी, 
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल , 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0) 17 हिन्दी गजट / 215 - भाग 1 - क -2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल , 2017 ई० बैशाख 09, 1939 शक सम्वत्) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

कार्यालय जिला पंचायत , पौड़ी गढ़वाल 


जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल द्वारा श्रीनगर बाँध जलाशय में नौकायन की गतिविधियों के संचालन 

हेतु निर्गत अधिकार पत्र हेतु उपविधियाँ 


सूचना 


12 अप्रैल, 2017 ई ० 


संख्या R 2359/ 23-6(11) ( 2015-2016) -जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा 
जिला पंचायत अधिनियम 1961 उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त की धारा 239(2) एवं उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 
1994 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 
झील में नौकायन गतिविधियों के संचालन एवं विनियन्त्रण करने के उद्देश्य से उपविधियाँ बनायी गयी हैं । यदि 
-किसी व्यक्ति / व्यक्ति समूह को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना के प्रकासन की तिथि से 90 दिन के 
अन्तर्गत जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में आपत्तियों को कारणों सहित प्रस्तुत कर दें । 30 दिन के 
पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं 30 दिन के पश्चात् उपविधियाँ 
अधिनियम की धारा 242(2 ) आयुक्त गढ़वाल मण्डल , पौड़ी की पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशित की 
जायेगी । 


उपविधियाँ 


1 . 


यह उपविधियाँ श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट की झील जिसका परिक्षेत्र जनपद पौड़ी की सीमा ग्राम कोटेश्वर, 
ग्राम सभा स्वीत, टिहरी की सीमा गंडासू सुपाणा से लेकर रूद्रप्रयाग जनपद की सीमा तक बनीधारी गाँव 
झील पर नौकायन हेतु झील क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने एवं 
पर्यटकों / यात्रियों / स्थानीय जन -मानस हेतु यातायात संचालन सम्बन्धी उपविधि कहलायेंगी । 


19 - घ 


20 


उत्तराखण्ड गजट, 29 अप्रैल, 2017 ई ० ( बैशाख 09, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


2 . 


3. 


यह उपविधियाँ आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल के अनुमोदन के पश्चात् राजकीय गजट में प्रकाशित 
होने की तिथि से लागू मानी जायेंगी । 
इस उपविधि के अन्तर्गत श्रीनगर बाँध को 200 मी 0 (जिलाधिकारी , पौड़ी गढ़वाल द्वारा निर्धारित ) इस परिधि 
में किसी प्रकार की नौकायन गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी। 
Northern Ferries Act, 1878 एवं The Inland Verssels Act, 1917 के नियमों / प्राविधानों के दृष्टिगत झील के 
" दोनों ओर की सीमाओं को सम्मिलित किया गया है । 


4 . 


5 . 


आवेदन पत्र के साथ प्रयुक्त होने वाले इंजन का प्रकार एवं इंजन की क्षमता का उल्लेख किया जाना 
आवश्यक होगा । 


6 . 


7 . 


8 . 


आवेदन - पत्र के साथ बोट मैन्युफैक्चरिंग मैटल का उल्लेख किया जायेगा । 
बोट निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदत्त INVOICE एवं बोट के स्पेशिफिकेशन इत्यादि पत्र । 
भारत सरकार अथवा अन्य शासकीय संस्था द्वारा बोट निर्माता कम्पनी को प्रदत्त बोट निर्माण की अनुमति 

की प्रति । 
झील में व्यावसायिक नाव / बोट ( यन्त्र चालित / हाथ चालित / पैडल चालित ) पावर बोटों के 
संचालन हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण 

झील में सीमित दायरे में संचालित होने वाली बोटों हेतु चिन्हित स्थल 


9 . 


क्र ० सं ० 


चिन्हित स्थल (बोर्डिंग प्वाईंट ) 


बोट संचालन की परिधि 


1 . 


हनुमान मन्दिर कोटेश्वर ( सेम मुन्दोली ) 


500 मी 0 अप स्ट्रीम तक 


2 . 


फरासू 


फरासू से ठीक नीचे 


3 . 


डुंगरीपंथ 


डुंगरीपंथ. के... नीचे. 


4 . 


धारी / दिखोलियों 


धारी के पास 


9.1. उपरोक्त परिक्षेत्र में संचालित होने वाली निर्धारित सीमा क्षेत्र के मध्य संचालित होंगी । 


9.2 . उपरोक्त परिक्षेत्र में संचालित होने वाली बोट क्षेत्र की सीमा में झील की दूसरी ओर के वोर्डिंग प्वाईंट 

हेतु यातायात की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे । सुरक्षा हेतु लाइफ सेविंग जैकेट / ट्यूब / एंकर आदि 

का प्रबन्ध नौकायन कम्पनी उपलब्ध करायेगी । 
9.3. गतिविधि संचालन हेतु अनुदेशकों के प्रशिक्षण प्रमाण - पत्र संलग्न करने होंगे । 
9.4 . कम्पनी प्रोफाईल इत्यादि प्रमाण - पत्र । 

प्रत्येक प्रतिभागी एवं अनुदेशक का इंश्योरेंस । 
9.6. प्रतिभागियों की सुरक्षा हेतु रेसक्यू प्लान प्रस्तुत करना होगा । 
9.7._किसी भी दुर्घटना की दशा में एक वाहन की उपलब्धता गतिविधि क्षेत्र में स्टैण्ड बाई में रखनी होगी । 
9.8 . अनुदेशक / संचालन को फस्ट एड ज्ञान के प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने होंगे । 
9.9. नौकायन कराने वाली कम्पनी / व्यक्ति सुरक्षा के लिये पूर्ण उत्तरदायी रहेंगी । 


-9-5 . 


21 


भाग 3] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 09, 1939 शक सम्वत् ) 


9.10. उक्त का निरीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, अभियन्ता जिला पंचायत पौड़ी द्वारा 

समय - समय पर निरीक्षण किया जा सकता है । 


10 . 


लाइसेंस शुल्क की दरें 


क्र ० सं ० 


बोट का प्रकार 


प्रतिस्थान / प्रति बोट (स्टैण्ड बाई को छोड़कर) 

( ₹ में ) 


1 . 


साईकिल पैडल बोट (2 सवारी ) 


10000.00 


2 . 


चप्पू बोट / पतवार ( 4 सवारी ) 


15000.00 


3 . 


सवारी बोट 5-20 सीट तक पावर बोट 


20000.00 


11. 


लाइसेंस निर्गतन एवं आवेदनों की स्क्रीनिंग हेतु समिति 


1. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल । 


2. जिला पर्यटन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल । 


3. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल । 


12. 


निर्धारित आवेदन - पत्र की शुल्क रू 0 550 / आवेदन निर्धारित है । 


13 . 


निर्धारित किराये का निर्धारण उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा किया जायेगा एवं लाइसेंस धारी अपनी बोट 
के संचालन हेतु निर्धारित किराये की रसीद छपवाकर समिति से प्रमाणित करवा कर किराया वसूल करेगा । 


14. 


यह उपविधि श्रीनगर बांध जलाशय में संचालित होने वाली प्रत्येक प्रकार (कमर्शियल / नाकमर्शियल ) एवं.. 
समस्त संस्थाओं ( शासकीय / अर्द्धशासकीय / निकाय / जिला पंचायत / ग्राम पंचायत / निगम कारपोरेशन ) के 
द्वारा संचालित की जाने वाली बोटों पर भी लागू होगी । 


15 . 


लाइसेन्स की अवधि एक वर्ष के लिये मान्य होगी । 


16 . 


प्रत्येक चिन्हित स्थल में चप्पू बोट / पतवार की संख्या 10 , पैडल बोट की 10 एवं सवारी बोट की संख्या 2 
निर्धारित की गयी है । आवंटन उसी व्यक्ति को किया जायेगा जो जिला पंचायत की निर्धारित शर्तों की 
अर्हता रखता हो । लाइसेंस का आवंटन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा । 


17 . 


सवारी / पावर बोट में 50 प्रतिशत एवं अन्य बोटों में 20 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ झील से प्रभावित 
परिवारों / स्थानीय पर लागू रहेगा । 


18 . 


अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को इन उपविधियों के अधीन निर्गत किसी लाइसेंस को , लाइसेंस धारी 

द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर निरस्त करने का अधिकार होगा किन्तु लाइसेंस धारी लाइसेंस निरस्त ..... 
किये जाने के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत को अपील कर सकेगा । अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम 
तथा बन्धनकारी होगा । 


22 


उत्तराखण्ड गजट , 29 अप्रैल, 2017 ई ० (बैशाख 09 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


शास्ति (दण्ड ) 


उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत द्वारा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुये जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि 
उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ₹ 10,000 ( दस हजार रु ० ) तक का 
अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी 
हो ₹ 500.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर पाँच माह का साधारण 
कारावास का दण्ड दिया जा सकता है । 


ह 0 / - ( अस्पष्ट ) 
अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , पौड़ी गढ़वाल । 


विनोद शर्मा, 

आयुक्त , 
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी । 


पी ० एस० यू० ( आर० ई ० ) 17 हिन्दी गजट / 215 - भाग 3–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


